रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/99 


REGD.No. D. L. - 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत को राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल.- अ .-07082020-220935 

CG- DIL - E - 07082020-220935 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2226 ] 
No.2226 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जुलाई 30, 2020/ श्रावण 8, 1942 
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30 , 2020 /SHRAVANA 8 , 1942 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2020 


, 


का.आ. 2520( अ ). केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड 3, 
उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में NH347A के कि.मी. 0 से कि.मी .36.85 
(सिविल Line,वर्धा ) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख "०४ जुन २०२० " 
को " लोकमत " और " दैनिक भास्कर " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 
है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है 


3401 GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii )] 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में NH347A के कि.मी. 0 से कि.मी .36.85 ( सिविल Line,वर्धा ) के लिए अर्जन की जाने 

वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


जिले का नाम : वर्धा 


राज्य का नाम : महाराष्ट्र 
क्रमिक सर्वेक्षण 
संख्या संख्या 


भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि का 

क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम: हिंगणघाट 


गांव का नाम : कवाडघाट 


1 


165 


निजी 


एग्रीकल्चर 


10.1 


कोकिला पंजाबराव घुगरुड 
( ६५ ) 


पंजाबराव महादेवराव घुगरुड 


12 


166 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.07 


13 


167 


निजी 


एग्रीकल्चर 


10.45 


भगवंता पलसराम कापटे, सतीश 
कस्तुचंदजी ओस्तवाल , हेमंता 
कस्तुचंदजी ओस्तवाल , नामदेव 
बिलसुराव घुगरुड 
(६७ ) 


, 


14 


168 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.21 


नामदेव बिलुसराव घुगरुड 
( ६८ ) 
अमिता अरुण मुडिव 
( ६ ९ ) 


5 


69 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.28 


(O 


70 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.01 


नाना महादेव माने, गयाबाई महादेव 
माने , वेणुताई मारोतराव चितुरकर , 
मीराबाई जगदीश सरगम , कमला 
भाऊराव चितुरकर , शशिकला 
बबनराव भोगले , रंजना मधुकर बनगर 


NYTT 11 — que 3 ( 11 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


( 100 ) 


7 


92 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.24 


प्रफुल रामेश्वर चुंगरुड 
( ? ) 


8 


93 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.03 


नरेंद्र नानाजी माने , अश्वजित नानाजी 
माने 
( ९ ३ ) 


कुल 


1.39 


[ . . RW /NH-12014/30/ 2017/ MAH- P6/3D ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 29th July , 2020 
S.O. 2520 (E ).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry ofRoad Transport 
and Highways , , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section ( ii ) issued under sub 
section ( 1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the 
Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said 
notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH347A on the stretch of land 
from Km 0 to Km 36.85 (Civil Line,Wardha ) in the district of WARDHA in the state of MAHARASHTRA ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Lokmat” and “ Dainik Bhaskar 
both dated 4th June 2020 ; under sub - section (3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the NH347A in the stretch of land 

from Km . O to Km . 36.85 ( Civil Line,Wardha ) in the district ofWARDHA in the state of MAHARASHTRA 


State : MAHARASHTRA 


District : WARDHA 


Sr. 
No. 


Type of Land 


Survey 
Number 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land 
Owner / Interested Person 

Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Hinganghat 


Viilage : Kawadghat 


1 


65 


Private 


Agriculture 


10.1 


kokila panjabrav ghugrud 
65 


2 


66 


Private 


Agriculture 


0.07 


panjabrav mahadevrav ghugarud 
66 


3 


67 


Private 


Agriculture 


0.45 


Bhagawanta palasaram kapate , Satis 
kasturchandji Ostwal, Hemanta 
kasturchandji ostwal, Namdev 
bilsurav ghugrud 
67 


4 


68 


Private 


Agriculture 


10.21 


Namdeo Bilusrav Ghugarud 
68 


5 


69 


Private 


Agriculture 


0.28 


Amita arun mudiv 
69 


6 


70 


Private 


Agriculture 


0.01 


nana mahadev mane, gayabai 
mahadev mane, Venutai marotaray 
Chiturkar , Mirabai Jagdish Sargam , 
kamala Bhaurav Chiturakar , 
Shashikala Babanrav Bhogale , 
Ranjana Madhukar Bangar 
70 


7 


92 


Private 


Agriculture 


10.24 


Praful Rameshwar Ghugrud 
92 


8 


93 


Private 


Agriculture 


0.03 


Narendra Nanaji Mane , Ashwajit 
NanajiMane 
93 


TOTAL 


1.39 


[ F. No. RW /NH - 12014 / 30 /2017 /MAH -P6 /3D ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. SE HAN DESA 


Digitally agnedby SURENDER 
MOHADASAN 
Cute 20.20 USD 1554 11 +05 wo 


